निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 वैशाख 1932 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 5 मई 2010 


( सं० पटना 309) 


कृषि (भूमि संरक्षण ) विभाग 


अधिसूचना 

4 मई 2010 
सं0 ए /निभू0सं0 / टेकनी(38) - 14 / 2008 - 403 / भू. सं. — विभागीय संकल्प संख्या 264 / भू0सं0 , पटना 
दिनांक 18 मार्च 2010 द्वारा कॉमन गाइड लाइन में दिए गए प्रावधानों के आलोक में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी 
के रूप में बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन किया गया हैं । दिनांक 23 मार्च 2010 को विकास 
आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार वाटरशेड डेभलपमेंट सोसाइटी की बैठक में सोसाइटी के प्रोजेक्ट 
डायरेक्टर सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियमित नियुक्ति होने तक श्री लाल बाबू प्रसाद, निदेशक , भूमि 
संरक्षण, बिहार, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक 
में श्री लाल बाबू प्रसाद , निदेशक , भूमि संरक्षण, बिहार, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने कार्यो के 
अतिरिक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी0डब्लू०डी०एस० - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु 
प्राधिकृत किया जाता है । 


आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक - एक प्रति संबंधित विभागों एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं 

आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय तथा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे बिहार गजट के 
अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ए0 के0 सिन्हा, 
___ कृषि उत्पादन आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 309-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


